सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष , 1940 ( श० ) 
28 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या- 77 राँची, सोमवार , 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
25 जनवरी , 2019 


संचिका संख्या-4/ आ०-55/ 2018/345 -- सुश्री मीना कुमारी राय , ( राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 ) 
तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू ( अधिसूचित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 
चितरपुर , रामगढ़,) सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी के 
रूप में कतिपय गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने, विभागीय कार्यों एवं स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल 
कार्य करने , असैनिक निर्माण कार्यों के उपरांत संवेदको का भुगतान लंबित रखने, अधीनस्थ कर्मियों का 
अकारण वेतन रोकने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने , आवास में सरकारी अभिलेख रखने , 
कैश बुक संधारण नहीं करने, कार्यालय से कार्य नहीं करने, कई निर्गत पंजी संधारित करने , छात्रों के 
हितों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है । उक्त आरोपों की पुष्टि 
उपायुक्त, पलामू के प्रतिवेदन पत्रांक -1418 दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 तथा विभाग द्वारा भी विभागीय 
आदेश- सह - पठित ज्ञापांक- 52 दिनांक 19 जनवरी , 2018 के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, 
झारखंड, राँची के आदेश- सह -पठित ज्ञापांक- 2085 दिनांक 19 जुलाई, 2018 के द्वारा विभागीय उप 
सचिव- सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय जाँच समिति के द्वारा 
उनके गै०स०प्रे०सं०-120 ( अनु० ) दिनांक 01 नवम्बर , 2018 के द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन से होता 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 28 जनवरी, 2019 
है । उक्त प्रतिवेदित प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए सुश्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों केलिए विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने हेतु साक्ष्य / अभिलेखों से छेड़छाड़ को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2016 के नियम -9(1)( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से 
निलंबित किया जाता है । 

निलंबन अवधि में सुश्री राय का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, द० छोटानागपुर , प्रमंडल , 
राँची के कार्यालय निर्धारित किया जाता है । सुश्री राय को निलंबन अवधि के दौरान झारखंड सेवा 
संहिता के नियम- 96 के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा । 

उक्त निलंबन अवधि में सुश्री राय को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके द्वारा मुख्यालय 
में दर्ज किये उपस्थिति के आधार पर एवं उनके द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र समर्पित करने के 
उपरांत ही नियमानुसार भुगतेय होगा । 

सुश्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन उक्त के क्रम में प्रारंभ किया जा रहा है । 
विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


देवेन्द्र भूषण सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 77 - - 50 


